सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 730 


21 भाद्र, 1938 ( श० ) 
राँची, सोमवार , 

___ 12 सितम्बर , 2016 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

2 सितम्बर , 2016 ई० | 
संख्या- 13/ न्या० नि० सं०-63/ 2013 का० 7629-- श्री अरविन्द कुमार नं०-2, सब जज -x सह 
न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, व्यवहार न्यायालय , राँची जो न्यायिक सेवा में चयन के समय 
एल०एल०एम० की उपाधि धारण करते थे, को विभागीय अधिसूचना सं० 4328 दिनांक 24 मई, 2016 
के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के साथ नियुक्ति की तिथि 18 सितम्बर, 2002 के बाद पड़ने वाली 
पहली जुलाई अर्थात् 1 जुलाई, 2003 के प्रभाव से 3 अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने की स्वीकृति दी 
जाती है : 

i. उक्त वेतनवृद्धि पर कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा | 
_ ii. यह राशि पूरे सेवाकाल में स्थिर रहेगी | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 730 - 50 । 


